पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 -22- छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05- 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2017 - पौष 29, शक 1938 


परिवहन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 16 जनवरी 2017 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 5 -12/ आठ- परि ./ 2016. – मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का सं. 59 ) की धारा 88 की उप - धारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य निष्पादित पारस्परिक यातायात समझौता संबंधी अधिसूचना क्र . एफ 5 - 58 / दो / आठ 
परि / 2007, दिनांक 2 मार्च, 2007 के परिशिष्ट - अ में संशोधन प्रस्तावित करती है,जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप - धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये 
गए अनुसार पूर्वमें ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त अधिसूचना में , परिशिष्ट - अ में , 


( एक ) 


सरल क्रमांक 5 में , मार्ग से संबंधित कॉलम में , शब्द “ बी . आर. एम. ” का लोप किया जाये; 


( दो ) 


सन 


सरल क्रमांक 14 के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : 


स . क्र . 


मार्ग 


दूरी कि . मी. में 


कुल दूरी 
कि . मी . में 


एकल फेरा 
की संख्या 


परमिट की 
संख्या 


कुल संचालन 
छत्तीसगढ़ में 
कि . मी . में 

( 7 ) 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6) 


( 8 ) 


" 15 


267 
महाराष्ट्र 


548 


137 
छत्तीसगढ़ 


4044 


चंद्रपुर से रायपुर 
व्हाया मूल , 
बी . आर. एम. , 
कुरखेड़ा. 


29 


30 


FORUITG 215142 , faglich 19 HAR 2017 


(1 ) 


(2) 


(3 ) 


L 


(4 ) 


( 6 ) 


(5) 
292 


(7) ( 8 ) 
2964 " 


16 


ZEYT À GHICITA 


218 


74 


4 


महाराष्ट्र 


छत्तीसगढ़ 


No. F 5 - 12 /VIII - Trans./2016 . — In exercise of the power conferred by sub -section (5 ) of Section 88 of the 
Motor Vehicles Act, 1988 ( No . 59 of 1988 ), the State Government proposes to make to amend the Annexure- A of 
Reciprocal Transport Agreement executed between the States of Chhattisgarh and Maharashtra for which the 
Notification No. F 5 -58 /two/ eight- Tra /2007 , dated 2nd March , 2007, the same having been previously published as 
required by sub - section ( 1) of Section 212 of the said Act , namely : 


AMENDMENT 


In the said notification , in the Annexure- A , 


(i) 


in serial number 5 , in column relating to route , the word “ B . R . M . ” shall be omitted ; 


after serial number 14 , the following shall be added , namely : 


Sr. No . 


Route 


Distance in kms. 


Total 
Distance 
in kms. 


Number 
of single 

trips 


Number 
ofpermits 


Total 
operation in 
Chhattisgarh 

in kms. 


(1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


“ 15 


- 267 
Maharashtra 


137 
Chhattisgarh 


404 


4 


Chandrapur 
to Raipur Via 
Mul, B . R . M ., 
Kurkheda . 


548 


4 


16 


292 


296 


Chandrapur to 
Rajnandgaon 


218 
Maharashtra 


74 
Chhattisgarh 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


